रजिस्ट्री सं० डी . एल - 33004 / 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


सलवावरते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
PARTI - Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 20 , 2006 / पौष 30, 1927 
NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 20 , 2006/ PAUSA 30 , 1927 


सं . 28 ] 
No. 28 ] 


. .. - 


. 


- 


रेल मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2006 
सा . का .नि. 31( अ ). - केन्द्रीय सरकार , रेल संरक्षण बल अधिनियम , 1957 ( 1957 का 23 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, एतद्वारा रेल सुरक्षा बल [ उपमहानिरीक्षक समूह ( क ) पर (रेल सुरक्षा बल ) उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त , ज्येष्ठ सुरक्षा आयुक्त, सुरक्षा आयुक्त और 
सहायक सुरक्षा आयुक्त ] भर्ती नियम, 1994 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सुरक्षा बल [ उपमहानिरीक्षक समूह ( क ) पद ( रेल सुरक्षा बल) उप -मुख्य सुरक्षा आयुक्त /ज्येष्ठ 
सुरक्षा आयुक्त, सुरक्षा आयुक्त और सहायक सुरक्षा आयुक्त ] भर्ती नियम , 2006 है । 

(2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. रेल सुरक्षा बल [ उपमहानिरीक्षक समूह ( क ) पद ( रेल सुरक्षा बल ), उप -मुख्य सुरक्षा आयुक्त/ ज्येष्ठ सुरक्षा आयुक्त , सुरक्षा आयुक्त 
और सहायक सुरक्षा आयुक्त भर्ती] नियम, 1994 की अनुसूचीमें , क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे , 
अर्थात् : 

अनुसूची 


पद का नाम 


पदों की संख्या . 


वगीकरण 


वेतनमान 


चयन - सह - ज्येष्ठता ग्राह्य सेवा के जोड़े गए वर्षों 
या योग्यता के आधार का लाभ 
पर चयन अथवा 
अंचयन पद 


2 


- 


- 


- 


चयन 


4 सहायक 

सुरक्षा आयुक्त 


8, 000 - 275 
13,500 रुपए 


लागू नहीं होता 


152 * ( 2006 ). 
* ( कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ।) 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह क 
राजपत्रित , 
अननुसचिवीय 


178 GI/ 2006 


pnon 


N 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII - - SEC . 3(i)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


HMM 


- 


. 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित आयु 
और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू 
होंगी या नहीं 


ariisanneleavinatanAmoxicatinumarvoice 


w 


10 


लागू नहीं 


2 वर्ष 


समय - समय पर सरकार/ संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए 
सिविल सेवा परीक्षा नियमों में 
अन्तर्विष्ट किए गए उपबन्धों 
के अनुसार 


समय - समय पर सरकारी/ संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए । 
सिविल सेवा परीक्षा नियमों के 
अन्तर्विष्ट उपबन्धों 
के अनुसार 


ALLiDRABODaineaa 


M 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन किया जाएगा । 


appy 


- 


- 


12 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समामेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

11 
40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । 50 प्रतिशत सीधी भर्ती 
10/ प्रशितत सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा प्रति - 
नियुक्ति / पुन नियोजन द्वारा, जिसके न हो सकने 
पर , प्रोन्नति द्वारा । 


doi 


प्रोन्नति : ऐसे निरीक्षकों जिन्होंने 6500 - 10000 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान के साथ 
इस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक /पात्रता सेवा पूरी कर 
ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा , 
अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम 
न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले 
ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर ली है । 
सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुन नियोजन 
कैप्टन या समतुल्य की रैंक के सशस्त्र बलों के कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर 
सेवानिवृत्त होने वाले हो या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और स्तम्भ 8 के अधीन 
सीधी भर्ती के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखते हैं , पर भी विचार किया जाएगा । 
यदि चयनित किये गए ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा 
जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से निर्मोचनकिया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजित 
के निबन्धनों पर विस्तार किया जा सकेगा । ऐसे अधिकारियों के मामले में जो पद पर वास्तविक 
चयन होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है या रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है उनकी पुर्ननियोजन 
के आधार पर नियुक्ति की जाएगी ( सिविल पद के निर्देश में अधिवर्षिता तक की आयु तक 
पुर्ननियोजन ) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में संगठन विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति भी है साधारणतया 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी/प्रतिनियुक्ति सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी जो आवेदनों को 
प्राप्त करने की अंतिम तारीख पर है । 


- 


ना 


--- 





. 


- 


- 


m 


..- 


m 


+ 


- 


" 


- 


T 


- 


- 


- 


- 


- 


MAPDAL 


" 


- 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


_ 


13 


14 . 


प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति करने के लिए 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


विभागीय प्रोन्नति समिति समूह " क " प्रोन्नति समिति के लिए विचार करना 
1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य . - -- अध्यक्ष 
2. महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल या महानिरीक्षक, रेल सुरक्षा बल – सदस्य 
3. निदेशालय की प्रबंध सेवाओं का सलाहकार या कार्यकारी 
. निदेशक 


. 


-un 


[ 4T1 II - one 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


. 13 
विभागीय प्रोन्नति समिति समूह ( क ) पुष्टिकरण के लिए 
1. अतिरिक्त महानिदेशक रेल सुरक्षा बल 

-- 37572 
2. Te ET PR , to a fagra alter - HR 
3. प्रचार्य, जगजीवन राम , रेल सुरक्षा बल, अकादमी, - सदस्य 
TOT I 

[ 1. H . 200015( STREPT )/22/1 ) 

___ एम. के. अग्रवाल , सचिव, रेलवे बोर्ड 
fawut : - Te fp448 1997 , 4M II, QUE 3(i) artta 19 74657 , 1994 SRI Helin 573 aria 31 9991 , 1994 m . 
प्रकाशित किए गए थे । 

MINISTRY OFRAILWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th January, 2006 
G .S .R . 31 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 
1957), the Central Governmenthereby makes the following rules further to amend the Railway Protection Force (Group A 
posts of Deputy Inspector General (Railway Protection Force ), Deputy Chief Security Commissioner , Serior Security 
Commissioner , Security Commissioner and Assistant Security Commissioner Recruitment Rules, 1994 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Railway Protection Force [Group A posts of Deputy Inspector General (Railway 
Protection Force), Deputy Chief Security Commissioner/Senior Security Commissioner , Security Commissioner and 
Assistant Security Commissioner ) Recruitment Rules, 2006 , 

(2) They shall comeinto force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2. In the Railway Protection Force [Group ‘ A posts of Deputy Inspector General (Railway Protection Force), 
Deputy Chief Security Commissioner/Senior Security Commissioner, Security Commissioner and Assistant Security 
Commissioner ) Recruitment Rules, 1994 in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto , the following 
shall be substituted , namely : 

SCHEDULE 


Name of 


Classification 


Scale of pay 


Number of 
posts 


post 


Whether selection Whether benefit of added 
post or non - years of service admissible 
selecti 


Rs. 8000 -275- 

13, 500 


Selection 


4 . Assistant 
Security 
Commissioner 


Not applicable 


152* ( 2006 ) General Central 
* Subject to Service , 
variation Group A , 
dependent Gezetted , 
on work - Non -Ministerial 
load . 


Age limit for direct 
recruits 


Educational and other 
qualifications required 
for direct regnuits 


Whether age and 
educational qualifications 
prescribed for 
direct recruits will 
apply in the 
case of promotees 


Period of 
probation , 
if any 


8 


. 


Two years 


As per the provisions 
contained in Civil Services 
Examination Rules issued 
by Government/UPSC from 
time to time 


As per the provisions . Not applicable 
contained in Civil Services 
Examination Rules issued 
by Government/UPSC from 
time to time 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART 11 — SEC.3(1)] 
Method of recruitment: Whether In case of recruitment by promotion /deputation /absorption , grade from which 
by direct recruitment orby promotion /deputation /absorption to be made 
promotion br by deputation / 
absorption and percentage of 
the posts to be filled by 
various methods 

12 
40 % Promotion 

Promotion : 
50 % Direct Recuitment 

Inspectors with revised pay scale of Rs. 6 ,500 - 10, 500 with five years regular 
10 % by Deputation / 

service in the grade . 
Re-employment of armed Note : Where Juniors who have completed their qualifying /eligibility service are 
forces personnel, failing being considered for promotion , their seniors would also be considered provided 
which by promotion 

they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than halfof 
such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less , and have success 
fully completed their probation period for promotion to the nexthigher grade 
alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility 
service . 
For Armed Forces personnel : 
Deputation /Re- employment 
The armed forces personnel of the rank of Captain or equivalent who are due to retire 
or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications 
and experience prescribed for direct recruits under column 8 shall also be considered . 
If selected , such officers will be given deputation terms upto the date on which they 
are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re 
employment terms. In case such officers have retired or have been transferred to 
reserve before the actual selection to the post is beingmade, their appointment will 
be on re -employment basis ( re -employment upto the age of superannuation with 
reference to civil posts ) (period of deputation including period of deputation in another 
ex -cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other 
organization /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three 
years. The maximum age limit for appointmentby deputation shall be not exceeding 56 
years as on the closing date of the receipt of applicatoins.) 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


Ifa Departmental Promotion Committee exists , what is its 

Circumstances in which Union Public 
composition 

Service Commission is to be consulted 
in making recruitment 

. 14 
Group A Departmental Promotion Committee 

Consultation with UPSC is necessary for 
( for considering promotion ) . 

appointment to the post on each occasion . 
1. Chairman or a member of UPSC 

- - Chairman 
2. Director General, Railway Protection Force --Member 

or Inspector General, Railway Protection Force 
3. Adviser or Executive Director of 

- Member 
Management services Directorate 
Group ‘ A ’ Departmental Promotion Committee (for confirmation ) 
1. Additional Director General,RPF 

- Chairman 
. Chief Security Commissioner , RPSF 

- Member 
3. Principal , Jagjivan Ram RPF Academy,Lucknow Member 

[F.No. 2000/E(GRR )/22/1] 

M . K . AGGARWAL , Secy., Railway Board 
Note : The Principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3 (i) dated the 19th November 1994 vide 
number 573 dated the 3 Ist October, 1994. 


. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


